308 


HARYANA GOVT GAZ ., MAY 30 , 2000 ( JYST 9, 1922 SAKA ) 


[ PAIT I 


सिंचाई विभाग 


दिनांक 15 मई , 2000 


क्रमांक 4681/ 1- एल.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल संतुष्ट हैं कि नीचे विनिर्दिष्ट भूमि सरकार द्वारा , सरकारी 
खर्चे पर , सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् नन्दगढ़ सिरसा खेड़ी ड्रेन के लिए बुर्जी नं ० 0 से 9600 अन्तिम छोर तक जो कि किला 
जफरगढ़ माईनर की वर्जी 18750/ r ये में गिरती है , गांव सिरसाखेडी फतेहगढ़ व लजवाना कला तहसील जीन्द , जिला जीन्द 
की भूमि ली जानी तुरन्त अपेक्षित है । इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि नीचे विनिर्दिष्टीयों में वर्णित भूमि उपयुक्त 
प्रयोजन के लिए अपेक्षित है । 

यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 17 की उप धारा ( 2) के खण्ड "ग " तथा उप धारा 4 
के साथ पढ़ते हुए धारा 4 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए की जाती है जिनका इससे 
सम्बन्ध है । 

उपरोक्त धारा द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, इस समय इस कार्य में 
लगे हुए 

सिंचाई विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को उनके सेवकों तथा कर्मचारियों सहित परिक्षेत्र में वर्णित किसी 
भूमि पर प्रवेश और सर्वेक्षण करने तथा इस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुज्ञात सभी अन्य कार्य करने के लिए इसके द्वारा 
प्राधिकृत करते हैं । 

अब चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की संतुष्टि हो गई है कि पूर्वोक्त परियोजना जिसके लिये मूमि अपेक्षित उक्त 
अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 2) के खण्ड ( ग) के अर्थो में अत्यन्त महत्व की है और क्योंकि हरियाणा के राज्यपाल की 
राय. है कि उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) 

( 2 ) के उपबन्ध इस प्रकार लागू होते है इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उपधारा ( 4 )) के अधीन इसके द्वारा निवेश किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 क के उपबन्ध इस सन्दर्भ 
में लागू नहीं हगे । 

नवों का निरीक्षण जिला राजस्व अधिकारी -कम भूमि अर्जन कलैक्टर, जीन्द , कार्यकारी अभियन्ता , 
जीन्द जल सेवाएं मण्डल , जीन्द के कार्यालय में किया जा सकता है । 


भूमि के 


विशिष्टियां 


जिला 


तहसील 


गांव 


क्षेत्र 


किला नं ० 


हदबस्त 
नं ० 


सं ० 


- 


भूमि के पट्टी जिसकी लम्बाई 9600 फुट 
है आमतौर पर पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण 
में घटती बढ़ती है जैसा कि नक्शे में दर्शाया 
गया है । 


1 जीन्द 


जीन्द सिरसा खेड़ी 


45 


3.48 


25 


6 , 6 , 15 , 16 , 25 


34 


5 , 6 , 15, 16, 25 


41 


5 , 6 , 7 , 14, 16. 18 , 17, 23, 24 


60 


3. 4 , 8 , 9 , 12 , 13, 19, 20 , 21, 22 


PART I ) 


HARYANA GOVT GAZ ., MAY 30 , 2000 


(JYST 9 , 1922 SAKA) 


309 


तहसील 


गांव 


क्षेत्र 


किला नं . 


क्र ० जिला 
सं ० 


हदबस्त 

नं ० 


1 जीन्द 


जीन्द 


सिरसा खेड़ी , 


53 


1. 2 , 10 , 11 


2 जीन्द 


जीन्द 


फतेहगढ़ 


42 


0.83 


37 


, 


3 , 4.7.8, 13, 14, 17, 18, 23, 24 

39 


------ 

3 


3 जीन्द 


जीन्द 


लजवाना कलां 


40 


2.95 


2 


. 


10, 11 


1 


6/1, 15/1 . 15/2. 16/1, 16/2, 24 , 25 


, 


6 


7 


4 , 7. 14. 17. 21 


4. 7 , 14, 17, 24 


18 


3. 4. 8. 9 , 12/2 , 19. 20 , 21. 


कुल जोड़ : 7.26 एकड़ 


अदेसानुसार राज्यपाल , हरियाणा । 

मूलवन्द गोयल , 
अधीक्षक अभिन्यता. 
जीन्द जल सेवा परिमण्डल , 

जीन्द 


IRRIGATION DEPARTMENT 


The 8th May , 2000 


No. 4681/ 1- L ----Whereas the Governor of Haryana is satisfied that land specified below is needed 
urgently, by the Governmeut, at the public expenses, for a public purpose , i. e. for excavating Nandgarh 
Sirsa Kheri drain from RD . O to 9600 tail in village Sirsa Kheri, Fatehgarh and Lijwana Kalan , tehsil 
Jind , district Jind . 


It is hereby notified that land in the locality descsided below is required for the above purpose . 

This notification is made under the provisions of section 4 raid with clauss (c ) of sub - section 
(17) of the Land Aequisition Act, 1894 ,for the information of all to whom it may concern . 

: Further , whereas the Governor of Haryana is satisified that the purposs for which the land is required 
is of an urgent importance within the meaning of clause (c) or the sub -section (2 ) of the said Section 17 of the 

said Act and whereas the Governor of Haryana is of the opinion that the provisions of sub -section (2 ) of the 
• •said . section are thus applicable it is hereby assested under sub - section (4 ) of soction 17 of the said Act 
that provision of section 5 - A of the said Act shall not apply in regard to this acquisition . 

In exercise of the powers confermed by the aforesaid section , the Governor of Haryana hereby 
aut horises the officers of the Irrigation Department with their servants and workmen for the time being 
engaged in the undertaking 10 enter upon and survey the land in the locality and do all other acts required 
to be permitted by that section . 


310 


HARYANA GOVT GAZ . MAY 30 , 2000 (JYST 9, 1922 SAKA ) 


[ PART 1 ] 


The plans of 1 he land may be inspected in the offices of the District Revenue Officer - cum -Land 
Acquisition Collector , Public Works Department , Jind and Executive Engineer, Jind Water Services Division , 
Jind . 

SPECIFICATION 


S. No. 


District 


Tehsil 


Village 


Area in 


Killa No./Boundary 


Hadbast 
Number 


acres 


A strip of land 9600 ft . in length 
and varying in width generally 
lying South to North and East 
to West as per demarcation at site 
and shown on the index plan 
passing through the field Noa. as 
under : 

25 


1 


Jind 


Jind 


Sirsa 


Kheri 


45 


3.48 


5 , 6 , 15 , 16 , 25 

34 


7 


5 , 6 , 15 , 16 , 25 

41 


5 , 6 , 7, 14 , 15, 18 , 17 , 23 , 24 

50 


3 , 4 , 8 , 9 , 12 , 13, 19 , 20 , 21 , 22 

53 


. 


. 1 , 2 , 10 , 11 

37 


2 Jind 


Jind 


Fatehgarh 


42 


0.83 


3 , 4 , 7, 8 , 13 , 14 , 17, 18 , 23, 24 
39 


3 


3 Jind 


Jind 


Lijwana 


Kalan 


40 


2.95 


2 


10 , 11 


-- 


6/1, 15/1 , 15/2 , 16/1 , 16/2 , 24 and 25 

6 


4 , 7 , 14, 17, 24 

7 


4 , 7 , 14 , 17 , 24 

18 


3 , 4 , 8 , 9, 12/2 , 19 , 20 , 21 


Total : 7.26 acres 


As per order of Governor , Haryana . 

M. C. GOEL , 
Superintending Engineer , 
Yamuna Water Services Circle , 

Jind . 


24061 CS (H ) -Govt, Pross . U.T., Chd . 


